रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/97 


PR 


सस्यपेयजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


? 


SF MA 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ij ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (li ) , 


12192 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं0552 ] 
No. 552 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 26, 1997 / आश्विन 4, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26 , 1997/ASVINA 4, 1919 


- - 


- - 


वाणिज्य मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1997 


का. आ . 683( अ ). - केन्द्र, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादनिर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली 1986 , के नियम 3 के साथ पठित कृषि तथा 
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 ( 1986 का 2 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 21 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का. आ . 228 ( ई ) में निम्नलिखित संशोधन करती है जो , 
इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 27 , 28 , 34 से 36 एवं 39 एवं इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

" 27. श्री पोकाला नरसिम्हा राव , 

प्रगतिशील किसान एवं उद्योगपति , 
भासकरारावपेट गांव , 
कालीडिंडी मंडल, 
कृष्णा जिला, 
आन्ध्र प्रदेश, 
( फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग का 
प्रतिनिधित्व करेंगे ) 

---- सदस्य 


28. श्री श्रीकांत जोशी, 

बी . एस. सी . ( एग्री ), 
प्रगतिशील किसान एवं उद्योगपति , 
बाइकोलियम , गोवा, 


2430 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


( फल एवं सब्जी उत्पाद 
उधोग का प्रतिनिधित्व करेंगे ) 


- सदस्य 


34... श्री विद्या सिंह, बी . एस. सी . ( इंजि . ) 
उद्योगपति, चंद्रशेखर भवन, 

मीठापुर, मुजफ्फरपुर , विहार , 
( अन्य अनुसूचित उत्पाद उधोग 
का प्रतिनिधित्व करेंगे ) 


- सदस्य 


35. श्रीमती सविता दास ( एस. सी . ) 

बी . ए. ( ऑनर्स ) , एम. ए. ( अर्थशास्त्र ) 
पत्नी श्री एल . दास , 
सामाजिक कार्यकर्ताएवं उद्योगपति , 
सिल्वर, मेहरमूर , कधार जिला, आसाम । 
( अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग का , 
प्रतिनिधित्व करेंगी ) 


- सदस्य 


36 . 


श्री के . एस. जयकृष्ण, 
साझेदार , रेलिश फूल्स, 
पी . बी . नं . 20, एलेपी, 
केरला । 
( पैकेजिंग उद्योग- का प्रतिनिधित्व करेंगे ) 


- सदस्य 


39 . श्री मंगीना बेंकटेश्वर राव, कृषि वैज्ञानिक 

उप कुलपति , 

आचार्य एन. जी . रंगा कृषि विश्वविद्यालय , 
" राजेन्द्र नगर, हैदराबाद - 500030, 

आंध्र प्रदेश , 
· · ( कृषि, अर्थशास्त्र एवं अनुसूचित उत्पादों . 
. .. के विपणन के क्षेत्रों में विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों , 

का प्रतिनिधित्व करेंगे ) 


- सदस्य 


उपरोक्त सदस्यों का कार्य- काल 20 मार्च, 1999 तक होगा "। 


[ फा. सं. 11133/95 - ई पी ( एग्री- IV ) ] 

एस. एम: आचार्य, संयुक्त सचिव 


पावटिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 1986 की का. आ. सं. 4860 ) द्वारा प्रकाशित हुई थी तथा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें 
संशोधन किए गए : 

( 1 ) का . आ . सं. 851 ( ई), दिनांक 20 नवम्बर, 1986 
( 2) का. आ. सं. 50 ( ई), दिनांक 3 फरवरी, 1987 
( 3 ). का. आ . सं. 757 ( ई), दिनांक 12 अगस्त, 1988 
( 4 ) का. आ. सं. 458( ई ), दिनांक 16 जून, 1989 
( 5) का. आ. सं. 808 ( ई), दिनांक 22 अक्टूबर , 1990 


[ ATT JJ - U 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(6 ) 
( 7 ) 
( 8 ) 
( 9 ) 
( 10 ) 
( 11 ) 
( 12 ) 
( 13 ) 
( 14 ) 


37. 371. F . 39 ( 5), FGHIA 22 T7, 1991 
$ 1.371. F . 99 ( 4), faiah 14 907, 1991 
$ 1.377 . H . 827 ( ), fai 6 FORT , 1991 

1. 347. Fİ. 858( 4), foaia 24 744 , 1992 
021.99T. FI. 1050 ( 5), fG912 31 fcep , 1993 

1.371. F . 531 ( 5), FGH14 18 IMTS , 1994 
01.341. . 346 ( $) , Gif 19 , 1995 
27.371. F . 668 ( $), 14714 26 2754975 , 1995 
1. 371. F . 228 ( $) , EGFIC 21 HRT, 1997 


MINISTRY OF COMMERCE 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th September, 1997 
$ . 0 .683 (E ). -- In exercise of the powers conferred by ub -section (4 ) of Section 4 of the Agricultural and Processed 
Food Products Export Development Authority Act 1985 (2 of 1986 ) read with rule 3 of Agricultural and Processed Food 
Products Export Development Authority Rules 1986 , the Central Government hereby makes the following amendments in the 
Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce bearing S.O . No . 228 (E ) dated 21st March 1997, which 
will take effect from the date of publication of this notification , namely : 

In the said notification , for the serial nuinbers 27 , 28 , 34 to 36 and 39 and entries relating thereto , the following shall 
be substituted , namely : 

" 27 . Sh . Pokala Narasimha Rao , 

Progressive Farmer and Industrialist, 
Bhaskararaopet Village , 
KalidindiMandal, 
Krishna District, 
Andhra Pradesh . 
( To represent Fruit and Vegetable 
Product Industries) 

- Member 


Sh . Shrikant Joshi, B . Sc. (Agri.) 
Progressive Farmer and Industrialist, 
Bicholium , Goa . 
( To represent Fruit and Vegetable 
Product Industries ) 


- --Member 


34 . 


Sh . Vidya Singh , B . Sc ( Engg .), 
Industrialist. Chandrasekhara Bhavan , 
Mithapur, Muzaffarpur, Bibar. 
( To represent other Scheduled Product 
Industries) 


- Member 


35 . 


Smt. Sabita Das ( SC ), BA (Hons) MA ( Eco .). 
Wife of Sh . L .M . Das, 
Social Worker and Industrialist, 
Silchar,Mchrapur, Cachar District. 
Assam . 


THË GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3(ii)] 


( To represent other Scheduled 
Product Industries) 


----Member 


36 . 


Sh . K . S. Jayakrishan , 
Partner , 
Relish Foods, 
P . B . No. 20 , Allepy , 
Kerala 
( To represent Packaging Industries) 


- Member 


39. 


Sh . Mangina Venkateswara Rao , 
Agricultural Scientist, 
Vice Chancellor, 
Acharya N .G . Ranga Agricultural, 
University , Rajendranagar, 
Hyderabad -500030 , Andhra Pradesh . 
( To represent Specialists/ Scientists 
in the field of agriculture, economics, 
and Marketing of Scheduled Products ) 


- Member 


The term ofoffice of above members shall be upto 20th March 1999 " . 


( F . No. 11/ 33 /95 -/EP(Agri-IV ) ] 

S. M . ACHARYA , Jt. Secy . 


Foot Note : Principal Notification was published vide S . O . No. 486 ( E ) dated the 12th August 1986 and subsequently amended 

by the following notification -- 


(i) 
(ii) 
( iii) 
( iv ) 
(v ) 
(vi) 
( vii) 
(viii) 
( ix ) 
(x ) 
(xi) 
(xii) 
(xiii) 
(xiv ) 


S .O . No. 851( E ), dated 20th November, 1986 
S . O . No. 50 (E ), dated 3rd February , 1987 
S.O . No. 757 (E ), dated 12th August, 1988 
S .O . No. 458 (E ), dated 16th June, 1989 
S. O . No. 808 (E ), dated 22nd October , 1990 
S .O . No. 39 (E ), dated 22nd June , 1991 
S .O . No . 99 ( E ), dated 14th February , 1991 
S . O . No, 827 ( E ), dated 6th December, 1991 
S .O . No. 858 (E ), dated 24th November, 1992 
S. O . No. 1050 ( E ), dated 31st December, 1993 
S . O . No. 531( E ), dated 18th July, 1994 
S . O . No. 346 (E ), dated 19th April , 1995 
S. O . No. 668( E ), dated 26th July, 1995 
S.O .No. 228 (E ), dated 21stMarch , 1997 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - - 1997 


